रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


मत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


। 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


" 


-- 


भाग || - खण्ड 3 - उप - खंड ( 11 ) 
PART II --- Section 3 - Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5 , 1998 / फाल्गुन 14, 1919 
NEW DELHI, THURSDAY,MARCH 5 , 1998 / PHALGUNA 14 , 1919 


= - 


= - = - = -= 


सं०138 ] 
No . 1381 


वित्त मंत्रालय 
( अर्थिक कार्यविभाग ) 
( बीमा प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1998 
का० आ० 168 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , साधारण बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम , 1972 ( 1972 का 57 ) की धाग 17 क द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का मुव्यवस्थीकरण ) स्कीम, 1975 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: 
1. ( 1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुष्यवस्थीकरण ) संशोधन स्कीम, 1998 


( 2 ) इस स्कीम के उपबंध, इसमें इसके पश्चात् अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, 1 जनवरी , 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
2. साधारण बीमा , ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुष्यवस्थीकरण ) स्कीम, 1975 के ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के पैरा ३ में , खंड ( ढक ) और खंड ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात: 
( ढक ) " पुनरीक्षित निबंधनों " से अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से भिन्न अधिकारियों के संबंध में आठवीं अनुसूची 

में यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं और अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के संबंध में नवीं अनुसूची 

में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं । 
( ख ) " पुनरीक्षित वेतनमान " से अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से भिन्न अधिकारियों के संबंध में आठवीं अनुसूची 

में यथाविनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान अभिप्रेत है और अध्यक्ष प्रबंधनिदेशक तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के संबंध में नवीं अनुसूची 

में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान अभिप्रेत हैं । " . 
3. उक्त स्कीम के पैरा 6ख में निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 


643 GI / 98 


THE GAZETT E OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC . 3 (ii)] 


" परंतु 1 जनवरी, 1996 से, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का मूल वेतन नवों अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से 

नियत किया जाएगा । " 
4. उक्त स्कीम के पैरा 6ग में " 7,8, 9,10 और 13 " अंकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: 

___ "7,8,9, 10 और 11 " 
5 . उक्त स्कीम की आठवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -- 

नवीं अनुसूची 

[ पैरा 3( ढक ), ( दख ) और 6 ख देखिए ] 
१. वेतनमान ( मूल वेतन ) : 

( 1 ) अध्यक्ष - 26 ,000/ - रु० प्रतिमास 

(ii ) प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - 24050 -650 - 26000/ - रु० 
II. पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन के नियतन की रीति : 

( i ) अध्यक्ष का मूल वेतनमान 26000/ - रु० पर नियत किया जाएगा । 
( ii ) प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का मूल वेतनमान, 1 जनवरी, 1966 से उक्त स्कीम की छठी अनुसूची के अनुसार नीचे सरणी 
में विनिर्दिष्ट अनुसार नियत किया जाएगा : -- 

सारणी 

प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक 
पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान 

पुनरीक्षित वेतनमान में नियतन 
( उक्त स्कीम की छठी अनुसूची के अनुसार ) ( उक्त स्कीम की नवीं अनुसूची के अनुसार ) 
7500 रु० 

24050 रु० 


7625 रु० 


24050 रु० 


7750 रु० 


24050 रु० 


7875 रु० 


24700 रु० 


8000 रु० 

24700 रु० 
( iii ) अध्यक्ष, यथास्थिति , प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष प्रबंध निदेशक को, जिसका मूल वेतन उपर्युक्त मद, (ii ) के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान में 

नियत किया जाता है : 
पुनरीक्षण पूर्व निबंधनों और उक्त स्कीम की छठी अमुसूची के अनुसार और " पुनरीक्षित निबंधनों " के अनुसार उनके बीच मूल वेतन 

और महंगाई भत्ते के अंतर का ( अधिकारी की भविष्य निधि में अनिवार्य अभिदाय की कटौती करने के पश्चात् ) संदाय किया आएगा । 
III . मंहगाई भत्ता 

(i ) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को संदेय महंगाई भत्ता निम्न प्रकार से होगा : 

( क ) 1 -7 - 1996 से 31 - 12- 1996 तक : मूल वेतन का 4 प्रतिशत 
( ख ) 1 -1 - 1997 से 30 -6 - 1997 तक : मूल वेतन का 8 प्रतिशत 
( ग ) 1 - 7- 1997 से आगे 

: मूल वेतन का 13 प्रतिशत 
( ii ) उपमद (i ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार , आदेश द्वारा महंगाई भत्ते की रकम में समय - समय पर परिवर्तन 

कर सकेगी। 


IV . मकान किराया भत्ता : 

निगम प्रत्येक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के लिए किराया मुक्त असुसज्जित निवास स्थान का प्रबंध करेगा । 


[ भाग 


- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


परंतु ऐसे अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष और प्रबंधनिदेशक , जिसके लिए निषास स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है , उसे निम्न प्रकार 
से मकान किराया भत्ते का संदाय किया जाएगा : 
( i ) 1 - 1 - 1996 और 31 - 7 - 1997 के बीच की अवधि के लिए, उक्त स्कीम की छठी अनुसूची के मद 4 के अनुसार ; और 
( ii ) 1 अगस्त, 1997 से निम्नलिखित दर पर : 

( क ) मुम्बई और नई दिल्ली में पुनरीक्षित वेतनमान में प्रतिमास प्राप्त मूल वेतन का 30 प्रतिशत ; और 

( ख ) कलकत्ता और चैन्नाई में पुनरीक्षित वेतनमान में प्रतिमास प्राप्त मूल वेतन का 15 प्रतिशत । 
V . नगर प्रतिकरात्मक भत्ता : 

अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक निम्न प्रकार से नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के हकदार होंगे: -- 
( क ) 1 -1 - 1996 और 31 -7 - 1997 के बीच की अवधि के लिए उक्त स्कीम की छठी अनुसूची में मद 4 के अनुसार; और 

( ख ) 1 अगस्त, 1997 से 300 रु० प्रतिमास की दर पर । । । 
टिप्पणी: - - पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का नियतन केन्द्रीय सिविल सेवा ( पुनरीक्षित वेतन ) नियम, 1997 के आधार पर किया गया है । 


[ फा०सं०2( 12 )/बीमा - III/97 ] 

सी . एस. राव, संयुक्त सचिव 


स्पष्टीकारक ज्ञापन 


केन्द्रीय सरकार 1 जनवरी , 1996 से भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा उसकी समनुषंगी कंपनियों के अध्यक्ष और 
प्रबंध निदेशक की बाबत वेतनमानों और सेवा की शर्तों को पुनरीक्षित करने का अनुमोदन देती है, तदनुसार सुव्यवस्थीकरण स्कीम, 1975 का 1 जनवरी , 
1996 से संशोधन किया जा रहा है । 

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी समनुषंगी कंपनियों के 
किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । 
टिप्पण : - मूल स्कीम अधिसूचना सं० का. आ. 521 ( अ ), तारीख 17 - 9 - 1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी , जिसे तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं 

द्वारा संशोधित किया गया है: 
अधिसूचना सं० का . आ . 672 ( अ ) , तारीख 21 - 11 - 1975, 
अधिसूचना सं० का . आ . 389 ( अ ), तारीख 1 - 6 - 1976 , 
अधिसूचना सं० का . आ . 2445, तारीख 30 - 7 - 1977 , 
अधिसूचना सं० का . आ . 1047, तारीख 29 -3 - 1978, 
अधिसूचना सं० का . आ . 2110, तारीख 14 -6 - 1978, 
अधिसूचना सं० का. आ . 3428, तारीख 16 - 11 - 1978 , 
अधिसूचना सं० का. आ . , तारीख 20 - 12- 1978, 
अधिसूचना सं० का. आ . 770 ( अ ), तारीख 15- 10 - 1985, 
अधिसूचना सं० का . आ . 883 ( अ ), तारीख 9 - 12 - 1985 , 
अधिसूचना सं० का . आ . 442 ( अ ), तारीख 27 - 4 -1987 , 
अधिसूचना सं० का. आ. 138 ( अ ), तारीख 29 - 1 - 1988 , 
अधिसूचना सं० का . आ . 782 ( अ ), तारीख 22 - 8 - 1988 , 
अधिसूचना सं० का. आ . 572 ( अ ), तारीख 25 - 7 - 1989 , 
अधिसूचना सं० का . आ . 751 ( अ ) , तारीख 1 - 10 - 1990 , 
अधिसूचना सं० का. आ . 200 ( अ ), तारीख 10 - 3 - 1992 , 
अधिसूचना सं० का, आ . 592 ( अ ), तारीख 30 - 6 - 1995 , 
अधिसूचना सं० का. आ . 521 ( अ ), तारीख 18- 7 - 1996, 
अधिसूचना सं० का . आ. 108 ( अ ), तारीख 14 - 2- 1997 . 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II SEC. 3 ( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs) 

( Insurance Division ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th March , 1998 


S .O . 168 ( E ). - In exercise of the powers conferred by 


mes 


C 


section 17A of che General Insurance Business (Nationalisation ) 
Act , 1972 ( 57 of 1972 ), the Central Government hereby frames 
the following Scheme further to amend the General Insurance 
(Rationalisation of Pay Scales and other conditions of Service 
of Officers ) Scheme, 1975 , namely : 
1. ( 1 ) Chis Scheme may be called the General Insurance 

( ationalisation of Pay Scales and other Conditions 

of Service of Officers ) Amendment Scheme , 1998 . 
( 2 ) Save as otherwise rrovided hereinafter , the 

provisions of this Schere shall be deemed to 
have come into force on the 1st day of January , 1996 , 


2 . 


In the General Insurance ( Nationalisation of Pay Scales and 


other Conditions of Service of Officers ) Scheme , 1975 ( hereinafter 
referred to as the " said Scheme" ) , in paragraph 3 , for clau ses 
(na ) and ( nb ) , the following clauses shall be substituted ,namely : 
" ( na ) " revised terms , in relation to Officers , other than 

the Chairman , l anaging Director , and the Chairman - cum 
Managing Director , means the scales of pay and 
allowances is specified in the Eighth Schedule ; and 
in relation to the Chairman , Managing Director , and 
the Chirran - cun -l anaging Director , means the scales 
of pay and allowances as specified in the Ninth 
Schedule ; 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Cum ll * ** 3(ii) 

( nb ) 


" revised scales of pay " , in relation to Officers , 


other than Chairman , Managing Director , and Chairman 


cum - Managing Director , means the revised scales of 


pay as specified in the Eighth Schedule ; and in 


relation to Chairman , Managing Director , and Chairman 
cum - Managing Director , means the revised scales of pay 

and allowances as specified in the Ninth Schedule ; " . 
3 . In the said scheme , in the paragraph 6B , the following 
proviso shall be inserted , namely : 

Provided that with effect from 1st January , 1996 , the basic 
pay of Chairman , Managing Director , and Chairman - cum - Managing 
Director , shall be fixed in the manner specified in the Ninth 

Schedule " . 
4 . In the said Scheme , in the paragraph 60 , for the figures and 
word " 7 , 8 , 9 , 10 and 13 " the following shall be substituted , namelys 
17 ,8 , 9 , 10 and 11 " . 
5 . After the Eighth Schedule to the said Scheme , the following 
Schedule shall be inserted , namely : 


NII 


1. 


NINTH SCHEDULE 

( See Paragraph 3 (na ) , ( nb ) and 6B ) 
Pay Scales (basic pay ) : 
( 1 ) Chairman 

Bs. 26000 /- per month . 
( 11) Managing Director or Chairman - cum -Managing Director 

Rs. 24050 - 650 - 26000 / 
Manner of fixation of basic pay in the revised scales 
of pay : 
( i ) The basic pay of Chairman shall be fixed at 


II . 


Rs. 26000 / - . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART 1l - - Sec . 3 ( ii)] 
( ii ) with effect from 1st day of January , 1996 the basic 

pay of Managing Director or Chairman - cum -Managing 
Director as per Sixth Schedule to said Scheme , shall 
be fixed as specified in the Table below : 


LABLE 
Managing Director or Chairman - cum - Managing Director 


Pre - revised Scale 
( as per Sixth Schedule 
to the said Scheme 


Fixation in Revised Scale 
Tas per Ninth Schedule to 
the said Scheme 


Rs. 7500 


Rs , 24050 


Rs. 7625 


Rs. 24050 


Rs . 7750 


As, 24050 


Rs . 7875 


Rs. 24700 


As. 8000 

Rs . 24700 
( 111 ) Chairman , Managing Director , or Chairman - cum -Managing 
Director , as the case may be, who se basic pay is fixed in the 
revised scale of pay under item ( ii ) above shall be paid the 
difference of basic pay and dearness allowance ( after deducting 
the Officer s compulsory contribution to the Provident Fund ) between 
the Prensevi sed terms , as per Sixth Schedule to the said Scheme 
and " Revised terms . 
III . Dearness Allowance : 

( 1 ) The Dearness Allowance pay able to Chairman , Managing 


Director , or Chairman - cum - Managing Director shall be 


as underi 


( a ) From 1. 7 . 1996 to 31 . 12 . 1996 4 per cent of pay 
(b ) From 1 . 1 . 1997 to 30 . 06 . 1997 : 8 per cent of pay 
(c ) From 1. 7 . 1997 onwards 

: 13 per cent of pay 
( 11 ) Notwithstanding any thing contained in sub -item ( 1 ) , the 


( 11 11 - 


03 3 ( ii ) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Central Government may , by order , vary the amount of 

Dearness Allowance from time to time . 
IV , House Rent Allowance : 

Every Chairman , Managing Director , or Chairman - cum - Managing 
Director shall be provided by the Corporation , a rent free unfurnished 
residential accommodations 

Provided that Chairman , Managing Director , and Chalman - cum 
Managing Director who has not been provided with such acco 
mmodation , shall be paid a House Rent Allowance as under : 
( 1 ) for the period between 1. 1. 1996 and 31. 7 . 1997 , as per 

item IV of the Sixth Schedule to the said Scheme ; and 
( 11 ) with effect from 1st day of August , 1997 , at the 


following rate : 


( a ) at Mumbai and New Delhi , 30 per cent of basic 
pay in the revised scale , drawn per month ; and 
( b ) at Calcutta and Chennai , 15 per cent of basic 

pay in the revised scale , drawn per month . 
V . City Compensatory Allowance : 

Chairman , Managing Director , and Chairman - cum - Managing Director 
shall be entitled to City Compensatory Allowance as under : 
( a ) for the period between 1. 1. 1996 and 31 . 7 , 1997 , as per 

Item V of the sixth Schedule to the said Scheme ; and 
(b ) with effect from 1st day of August , 1997 , at the rate 

of Rs. 300 / - per month ! . 


OR 


Note : The fixation of pay in the revised scale has been done on 

the basis of the Central Civil Services (Revised Pay ) 
Rules , 1997 . 


[F. No . 2 (12 )/ Ins. III /97 ) 

C . S . RAO , Jt . Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II Sec . 3 (☺ )] 


- 


- 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


The Central Government has accorded approval to revise the 
scales of pay and condition of service in respect of the Chairman , 
Managing Director , of the General Insurance Corporation of India 
and the Chairman - cum -Managing Director of the Subsidiary Companies 
with effect from 1st January , 1996 , the Rationalisation Scheme , 
1975 is being amended accordingly with effect from 1st January , 1996 , 
2 . It is certified that no Officer of the General Insurance 
Corporation of India or its subsidiary Companies is likely to be 
affected adversely by the notification being given retrospective 
effect . 


NOTE : 


The Principal Scheme was published yide Notification 


No . s . 0 . 521( E ) dated 17 . 9 . 1975 . 
Subsequently amended by Notification No . 5 . 0 . 672 ( E ) dated 21. 11 . 1975 , 
$ . 0 . 389 ( E ) dated 1. 6 . 1976 , 5 . 0 . 2445 dated 30 . 7 . 1977 , 5 . 0 . 1047 dated 
29 . 3 . 1978 , 5 . 0 , 2110 datod 14 . 6 , 1978 , s . 0 . 3428 dated 16 . 11 . 1978 , 
s . 0 . dated 20 . 12 . 1978 , 5 . 0 . 770 ( E ) dated 15 . 10 . 1985 , s . 0 . 883 ( E ) dated 
9 . 12 . 1985 , S . O . 442 ( E ) dated 27 . 4 , 1987 , s . o . 138 ( E ) dated 29 . 1. 1988 , 
5 . 0 . 782 ( F ) dated 22 . 8 . 1988 , 5 . 0 , 572 ( E ) dated 25 . 7 . 1989 , 5 . 0 . 751( e ) 
dated 1. 10 . 1990 , s . 0 . 200 ( F.) dated 10 . 3 . 1992 , 5 . 0 . 592 ( F ) dated 

30 . 6 . 1995 , 5 . 0 . 521 ( F ) dated 18 . 7 . 1996 and 9 . 0 . 108 (Fdated 14 . 2 . 1997, 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapui, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi-110054 — - 1998 


